रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 २८७0. No. 0. L.-33004/99 


Jiltd a राजजपन्र 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102023-249299 
CG-DL-E-10102023-249299 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग 1--खण्ड 3----उप-खण्ड (i) 
PART II—Section 3—Sub-section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
a. 577] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 10, 2023/आशिवन 18, 1945 
No. 577] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 10, 2023/ASVINA 18, 1945 
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 10 अक्तूबर, 2023 


सा.का.नि. 730(अ).--राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) की धारा 56 के साथ 
पठित धारा 8 की उप-धाराओं (5) और (6) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इसके द्वारा राष्ट्रीय 
आयुर्विज्ञान आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है, अर्थात्‌:- 


1. (1) ये राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति) भर्ती (संशोधन) नियम, 2023 हैं। 
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 


2. राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2021 में, अनुसूची में सदस्य 
(परीक्षा प्रकोष्ठ) के पद से संबंधित क्रम संखया 1 और कॉलम (1) से (13) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित 
को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्‌: - 


6400 GI/2023 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 


2* (2023) 

सामान्य केंद्रीय | वेतन मैट्रिक्स 
सदस्य (परीक्षा | © कार्यभार के | सेवा, समूह 'क', | (1,44,200- 
प्रकोष्ठ) SS 1४ कि समकक्ष | 2,18,200 रुपये) में 


भिन्ना के | अननुसचिवीय। | लेवल 14 । 
अधीन. 


लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं 


लागू नहीं लागू नहीं प्रतिनियुक्ति या | प्रतिनियुक्ति द्वारा: केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राजूय क्षेत्र प्रशासनों 
अल्पकालिक या सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं या स्वायत्त या सांविधिक संगठनों या 
संविदा के आधार | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
पर। संस्थानों के ऐसे अधिकारी: 


() जो मूल संवर्ग या विभागों में नियमित आधार पर अनुरूप पद पर हों; या (1) 
वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (1,23,100 - 2,15,900 रुपये) या 


समकक्ष में लेवल 13 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद पांच साल 
की सेवा पूरी की हो; और 


(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आयुर्विज्ञान सूनातकक और शल्‌य- 
चिकितूसा सूनातक में डिग्री के साथ आयुर्विज्ञान सूनातकोत्तर में डिग्री हो; 


(iv) मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन और परीक्षा आयोजित करने में न्यूनतम दस 
वर्ष का अनुभव हो; 

(५) न्यूनतम पांच वर्षों के लिए प्रोफेसर होना चाहिए। 

टिप्पणी 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति 
से ठीक पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-वाह्नय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि 
सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि समान्‌्यत: तीन साल से अधिक नहीं होगी। 
टिप्पणी 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा अट्ठावन वर्ष 
से अधिक नहीं होगी और अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति के लिए 
आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को सढ़सठ वर्ष से अधिक नहीं होगी। 


टिप्पणी 3: कॉलम 12 के अनुसार चयन समिति, सुयोगूय मामलों में किसी शर्त 
को शिथिल करने के लिए सक्षम होगी। 


(12) (13) 


चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:- लागू नहीं 
() अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग - अध्यक्ष; 

(ii) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - सदस्य, Te; 

(iii) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली - सदस्य, पदेनः: 


(iv) निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ - सदस्य, TET; 


(५) सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग - सदस्य सचिव। 


[भाग 1--खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


1*(2023) * कार्यभार 
के आधार पर 
परिवर्तन के अध्यधीन 


सामान्य केंद्रीय | वेतन मैट्रिक्स 
सेवा, समूह 'क' | (1,44,200- 
अननुसचिवीय के | 2,18,200 रुपये) में 


लागू नहीं | लागू नहीं | लागू नहीं 


समकक्ष लेवल 141 


लागू नहीं | लागू नहीं प्रतिनियुक्ति या 
अल्पकालिक 
संविदा के आधार 
पर। 


सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं या स्वायत्तशासी या सांविधिक संगठनों, 
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान 
संस्थानों के ऐसे अधिकारी जो, 

() मूल संवर्ग या विभागों में नियमित आधार पर सदृश पद पर हों; या 

(1) वर्तमान संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स (रु. 1,23,100- 2,15,900) 
या समकक्ष में लेवल 13 में नियमित आधार पर पद पर नियुक्ति के बाद 
प्रदान की गई पांच वर्ष की सेवा प्रदान की हो; और 

(iii) उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातकोत्तर 
डिग्री हो; 

(५) राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी या मान्यता प्राप्त 
विश्वविद्यालय या संस्थान में परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सूचना 
प्रौद्योगिकी और प्रशासन सहायता प्रदान करने का कम से कम दस वर्ष का 
अनुभव हो; 

(५) परीक्षाएं आयोजित करने का अनुभव हो। 

वांछनीय: सूचना प्रौद्योगिकी या मानव संसाधन प्रबंधन में विशेषज्ञता। 

नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से 
ठीक पहले आयोजित किसी अन्य संवर्ग वाहय पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि 
सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि आमतौर पर तीन साल से अधिक नहीं होगी। 

नोट 2: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति और अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्ति 
के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को अट्ठावन 
वर्ष से अधिक नहीं होगी। 

नोट 3: कॉलम 12 के अनुसार चयन समिति, योग्य मामलों में किसी भी शर्त में 
छूट देने के लिए सक्षम होगी। 


चयन समिति में निम्नलिखित शामिल हैं:- 
() अध्यक्ष, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 


(ii) महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद - सदस्य, Te; 
(iii) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली - सदस्य, पदेन: 
(iv) निदेशक, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ - सदस्य, Tee: 


(५) सचिव, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 


लागू नहीं 
- अध्यक्ष; 


- सदस्य सचिव। 


[फा. सं. वी.11013/5/2021-एमई-आईपीटी-2] 
डॉ. विपुल अग्रवाल, संयुक्त सचिव 


नोट : राष्ट्रीय आयर्विज्ञान आयोग (अधिकारियों और कर्मचारीवृंद की नियुक्ति) भर्ती नियम, 2021 को दिनांक 
26 नवंबर. 2021 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 837(अ) माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 1, 
धारा 3, उप-धारा (0) में प्रकाशित किया गया था। 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
(Department of Health and Family Welfare) 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 10th October, 2023. 


G.S.R. 730(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5) and (6) of section 8 read with 
section 56 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby makes the 
following rules to amend the Na tional Medical Commission (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 


2021, namely:- 


1. (1) There rules may be called the National Medical Commission (appointment of Officers and Staff) 
Recruitment (Amendment) Rules, 2023. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


2. In the National Medical Commission (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 2021 in the 
Schedule, for serial number 1 relating to the post of Member (Examination Cell) and the entries relating thereto in 
columns (1) to (13), the following shall be substituted, namely: - 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
2* (2023) General Central Pavel 144i 
Member *Subj Series, the a 
४1. | Geamination ubject to | equivalent to नर (Rs. Not Not Not 
: C variation Group- ‘A’, " | applicable. applicable. _| applicable. 
ell) dependent on 1,44,200- 
E Non 218,200) 
workload. ministerial. oan : 
(8) (9) (10) (11) 
Not applicable. | Not applicable. By deputation | By Deputation: Officers of the Central Government or State 


or short term | Governments or Union Territory Administrations or Armed 
contract basis. | Forces Medical Services or autonomous or statutory 
organisations or Public Sector Undertakings or Universities 
or recognized research institutions: 


(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre 
or departments; or 


(ii) with five years service rendered after appointment to the 
post on a regular basis in Level 13 in the pay matrix (Rs 
1,23,100 - 2,15,900) or equivalent in the present cadre or 
department; and 


(iii) possessing Degree in Bachelor of Medicine and Bachelor 
of Surgery from a recognised University with a post graduate 
medical degree; 


(iv) having at least ten years of experience in teaching and 
conducting exams in medical colleges; 


(v) should have been a professor for at least five years. 


Note 1: The period of deputation including the period of 
deputation in another ex-cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other 
organization or Department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed three years. 


Note 2: The maximum age-limit for appointment on 
deputation shall be not exceeding fifty-eight years and for 
appointment on short term contract basis shall be not 
exceeding sixty-seven years as on the closing date of receipt 
of applications. 


Note 3: The Selection Committee, as per column (12), shall 
be competent to relax any condition in deserving cases. 


[भाग 1---खण्ड 3(i)] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


(12) (13) 
Selection Committee comprising of :- Not applicable. 
(i) Chairman, National Medical Commission — Chairperson; 
(1) Director General, Indian Council of Medical Research - Member, ex-officio; 
(iii) Director, All India Institute of Medical Sciences, Delhi — Member, ex-officio; 
(iv) Director, Post Graduate Institute of Medical Education & 

Research, Chandigarh - Member, ex-officio; 

(v) Secretary, National Medical Commission - Member Secretary. 

General 

ok C 
: bas OME). oe Level 14 in the 
Member IT *Subject to | Service, ४ 
एवं कक | pay matrix (Rs. Not Not Not 
1A. | (Examination | variation equivalent to ४ : 
Cc G cas | 1,44,200- applicable. | applicable. applicable. 
ell). dependent on roup- ‘A’, 
2,18,200). 
workload Non- 

ministerial. 

Not applicable. Not applicable. | By deputation| By Deputation: Officers of the Central Government or State 


or 


contract basis. 


short term 


Governments or Union Territory Administration or Armed 
Forces Medical Services or autonomous or statutory 
organisations, Public Sector Undertakings or Universities or 
recognized research institutions: 


(i) holding analogous post on regular basis in the parent 
cadre or departments; or 


(ii) with five years service rendered after appointment to the 
post on a regular basis in Level 13 in the pay matrix (Rs. 
1,23,100- 2,15,900) or equivalent in the present cadre or 
department; and 


(iii)having post graduate degree from a 
University or Institute; 


recognised 


(iv) having at least ten years of experience of providing 
information technology and administration support for 
smooth conduct of the examinations in Institutes of 
National Importance or National Testing Agency or 
recognised University or Institute;. 


(v) experience of conducting examinations. 


Desirable: Specialisation in Information Technology or Human 
Resource Management. 


Note 1: The period of deputation including the period of 
deputation in another ex-cadre post held immediately 
preceding this appointment in the same or some other 
organization or Department of the Central Government shall 
ordinarily not exceed three years. 


Note 2: The maximum age-limit for appointment on 
deputation and for appointment on short term contract basis 
shall be not exceeding fifty-eight years as on the closing date 
of receipt of applications. 


Note 3: The Selection Committee, as per column 12, shall be 
competent to relax any condition in deserving cases. 


6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II—SEC. 3(i)] 


Selection Committee comprising of :- 


(i)Chairperson, National Medical Commission — Chairman; 
(ii) Director General, Indian Council of Medical Research - Member, ex-officio; 
(iii) Director, All India Institute of Medical Sciences, Delhi — Member, ex-officio; 
(iv) Director, Post Graduate Institute of Medical Education & 

Research, Chandigarh - Member, ex-officio; 
(v) Secretary, National Medical Commission - Member Secretary. 


Not applicable. 


[F. No.V.11013/5/2021-ME-IPt-2] 
Dr. VIPUL AGGARWAL, Jt. Secy. 


Note : The National Medical Commission (appointment of Officers and Staff) Recruitment Rules, 2021 were 
published in the Gazette of India, Extra-ordinary, Part I, section 3, sub-section (i) vide notification number 


G.S.R. 837(E), dated the 26" November, 2021. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 


and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.  sanoskumar : 


